रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


Si 


सत्यमामी 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . . 
EXTRAORDINARY . 
__ भाग I - खण्ड 1 . 

PARTI - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


D 


pate 


सं . 291 ] 
No . 291] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 29 , 2006 / पौष 8 , 1928 
NEW DELHI, FRIDAY , DECIMBER 29, 2006PAUSA , 1923 


. 


नई दिल्ली, 29 दिसम्बर , 2006 

(निर्णायक समीक्षा ) 
विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित ट्राइमेथोप्रिम के आयातों पर लगाए गए . 

पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत । 
सं. 15 / 26 / 2006 - डीजीएडी. - यत : वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ 
( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथो क्षति निर्धारण ) नियमावली, 1995 को ध्यान 
में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) ने 12 जुलाई , 2002 की अधिसूचना संख्या 35 /1/ 2001 - डीजीएडी के 
तहत चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित ट्राइमेथोप्रिम ( जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा 
गया है ) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे । 

___ और अतः संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 3 सितम्बर , 2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं 89/ 2002 - सी. शु. के तहत 
लगाया गया था । 
2. विचाराधीन उत्पाद 


विचाराधीन उत्पाद ट्राइमेथोप्रिम है जो कि एक कार्बनिक रसायन है । यह एक बल्क जीवाणुरोधी, 
भेषजीय संघटक है जिसका सीधे उपयोग नुस्खों में किया जाता है । टीएमपी के नुस्खे का उपयोग 
सामान्यतः सल्फामेथोक्साजोल के संयोजन में किया जाता है । ट्राइमेथोप्रिम का कोई व्यवहार्य स्थानापन्न 
नहीं है । 


ट्राइमेथोपिम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग मुख्यतः रोगरोधन एवं मूत्र संबंधी 
संक्रमण के उपचार में किया जाता है । यह कीमोथेराप्यूटिक एजेंटों के वर्ग का है जिसे डिहाइड्रोफोलेट 
रिडक्टेस इनहिबिटर्स के रूप में जाना जाता है । चिकित्सीय उपयोग में इसे संक्षेप में अक्सर टीआरआई या 
टीएमपी कहा जाता है । टीएमपी का रासायनिक सूत्र निम्नानुसार है : 


: 


" 


5 - (3,4,5- ट्राइमिथॉक्सी बेंजाइल) पाइरीमाइडिन - 2, 4, डाइएमीन ( सी1एच1एन4ओ3 ) 


" 






- 


- 


4021 GI/ 2006 


الامتنعتعملكم 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC .1 ] 


। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के उपशीर्ष सं. 29335920 के अंतर्गत वर्गीकृत 
है । तथापि, सीमाशुल्क एवं आईटीसी वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी 
भी रूप में बाध्यकारी नहीं है । 


Aarmalani.sinusumAJAALHADRAMA 


जांच की शुरूआत 


सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए पाटनरोधी नियमों के 
तहत प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समय- समय पर समीक्षा करने की अपेक्षा 
की जाती है । मै. इनवेंटा कैमिकल्स लि ., हैदराबाद और पंजाब कैमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लि .- लालरू 
पंजाब ने चीन जन, गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की 
समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए एक आवेदन दायर किया है और उपर्युक्त अधिसूचना के तहत संबद्ध 
वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को आगे और पाँच वर्षों की अवधि तक जारी रखने और उसमें वृद्धि 
करने का अनुरोध किया है ! निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मानना है कि यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ 
( संशोधन ) अधिनियम, 1995 की धारा 9क (5) के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत 
संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा इस चरण पर उचित रहेगी । 


عنعفطتتتتتتابعتكلفتحعلكما عملتالمطروالنعیسی 


। 


4 . 


शामिल देश 


वर्तमान समीक्षा में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है । 


प्रक्रिया 


दिनांक 12.7.2002 की अधिसूचना सं0 35 / 1/ 2001- डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच 
परिणामों और 03 .09.2002 की अधिसूचना सं. 89/ 2002- सी . शु. द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा 
करने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर लेने के बाद प्राधिकारी इस बात 
की समीक्षा करने के लिए एतद्द्वारा जांच शुरू करते हैं कि क्या सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन) अधिनियम, 
1995 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से चीन जन. गण. के मूल 
के यो वहाँ से निर्यातित ट्राइमेथोप्रिम के आयातों का पाटन और उससे होने वाली क्षति जारी रहने अथवा 
उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । 


| इस समीक्षा में 12.7.2002 की अधिसूचना सं. 35 / 1/ 2001- डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं । 
मै . इनवेंटा कैमिकल्स लि. और पंजाब कैमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लि . (पूर्व में अल्फा ड्रग्स इंडिया लि . 
के नाम से ज्ञात ) ने मूल जांच में भी घरेलू उद्योग की ओर से प्रतिनिधित्व किया था । प्राधिकारी का प्रस्ताव 
उपर्युक्त नियमों के अनुसार इन कम्पनियों , जिनका भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, 
को घरेलु उद्योग के रूप में मानने का है । 


6 . 


जांच अवधि 


वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अक्तूबर, 2005 से 30 सितम्बर , 2006 (12 माह) है । 
तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2003- 04, 2004 -05, 2005 - 06 और जांच अवधि शामिल होगी । 


- 2 


--- 


- 


" 


."- 


." 


. 


[ भाग - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


7. 


सूचना प्रस्तुत करना 


संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित 
समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत 
सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा 
जा रहा है : 


निर्दिष्ट प्राधिकारी, 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , 

. वाणिज्य विभाग 
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी ) 

कमरा सं . 240, उद्योग भवन , 

नई दिल्ली- 110011 


कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर 
निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है । . 


8 . 


समय सीमा 


वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाए जो 
प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों 
( 40 दिन ) से पूर्व पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या 
प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के 
आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं । 


9. 


सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण 


नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है 
जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी 
आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है 
अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच 
परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं । 


ल 


क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज , निर्दिष्ट प्राधिकारी 


- 
- 


--..- 


. 


- 


- 
- 


-..--- 


- 


- 
- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I-– -Sec . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Departmentof Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES) 

INITIATION NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th December, 2006 

(SUNSET REVIEW 
Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on imports of Trimethoprim originating 
in or exported from China -PR. 

· No . 15 / 26 / 2006 - DGAD . Whereas having regard to the Customs Tariff 
Act , 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification , 
Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped 
Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 (herein after 
referred to as AD Rules), vide Notification Number 35 /1 /2001 -DGAD 
dated 12th July 2002, the Designated Authority (herein after referred to as 
the Authority ) notified its final findings recommending imposition of 
definitive anti dumping duty on import of Trimethoprim (hereinafter 
referred to as subject goods) originating in or exported from China PR 
(hereinafter referred to as subject country ). 


And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject 
goods vide Customs Notification No. 89/2002 . Customs dated 
03 . 09 .2002 


2 . Product Under Consideration 


The product under consideration is Trimethoprim which is an organic 
chemical. It is a bulk anti-bacterial pharmaceutical ingredient directly 
used in formulations. Formulation of TMP is commonly used in the 
combination of Sulphamethoxazole . There is no viable substitute for 
Trimethoprim . 
Trimethoprim is a bacteriostatic antibiotic mainly used in the prophylaxis 
and treatment of urinary tract infections. It belongs to the class of 
chemotherapeutic agents known as dihydrofolate reductase inhibitors. In 
clinical use it is often abbreviated TRI or TMP. The chemical formula of 
TMP is as under: 
5-(3,4 ,5- Trimethoxy Benzyl) Pyrimidine -2,4 -Diamine (C1H1N4 03 ). 
It is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act at subheading 
no . 29335920 . The Customs and ITC classification is , however, 
indicative only and in no way binding on the scope of the present 
investigation . 


3 . Initiation 
The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made 
there under require the Authority to review from time to time the need for 
continuance of anti -dumping duty. M /s. Inventaa Chemicals Limited 


Nieu 


[ 4711 – 4181) 


Pra G 


1945 : 3TETURY 


Hyderabad and Punjab Chemicals and Crop Protection Limited Lalru 
Punjab have filed an application substantiating the need for review of the 
anti -dumping duty imposed on the subject goods originating in or 
exported from China PR and have requested for continuation and 
enhancement of the anti -dumping duty imposed on subject goods under 
the above mentioned notification for a further period of 5 years . The 
Designated Authority considers that the sunset review of the anti 
dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the 
provision of Section 9A (5 ) of the Customs Tariff ( Amendment) Act , 
1995 as amended and the rulesmade there under . 


4 Countries Involved 


The country involved in the present reviews is Peoples Republic of 
China. 


5 Procedure 


Having satisfied itself on the basis of evidence submitted by the petitioner 
for review of the final findings notified vide No . 35 /1/2001- DGAD dated 
12th July 2002 and final duty imposed by Notification No . 89 /2002 - 
Customs dated 03 .09. 2002 , the Authority hereby initiates investigations 
to review whether cessation of antidumping duty on imports of 
Trimethoprim originating in or exported from China PR is likely to lead 
to continuation or recurrence of dumping and injury to domestic industry 
in accordance with the Customs Tariff (Amendment ) Act, 1995 and AD 
Rules. 


.....-------- 


..*--- 


The review covers all aspects of Notification No . 35/ 1/2001-DGAD dated 
12th July 2002. M /s. Inventaa Chemicals Limited and Punjab Chemicals 
and Crop Protection Limited (formerly known as Alpha Drugs India . 
Limited ) had represented on behalf of the domestic industry in the 
original investigations also . The Authority proposes to consider these 
companies, who constitute a major proportion in the production of the 
subject goods in India , as domestic industry in accordance with the Rules 
supra . 


6 . Period of Investigation 


The period of investigation for the purpose of the present review is 1st 
October 2005 to 30th September 2006 ( 12 months). However, injury 
analysis shall cover the years 2003- 04 , 2004 -05 , 2005 -06 and POI. 

46215706-2 


. .. : : : :22 


S 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


..MAMAIAN 


(PARTI _ SEC . 1] 


7. Submission of Information 


CAMILKOMINGODCD 


The known exporters in subject country , their government through their 
Embassy in India , importers and users in India known to be concerned 
and the domestic industry are being addressed separately to submit 
relevant information in the form and manner prescribed and to make their 
views known to the 
The Designated Authority , 
Ministry of Commerce & Industry , 
Department of Commerce, 
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties , ( DGAD ), 
Room No. 240 , Udyog Bhavan , 
New Delhi- 110011. 


Any other interested party may also make its submissions relevant to the 
investigation in the prescribed form and manner within the time limit set 
out below . 


8 . Time Limit 


Any information relating to the present review and any request for 
hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the 
address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the 
date of publication of this review notification . If no information is 
received within the prescribed time limit or the information received is 
incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis 
of the facts available on record in accordance with the AD Rules. 


9 . Inspection of Public File 


- 


- 


- 


-- 


- 


In terms of Rules 6 (7), any interested party may inspect the public file 
containing non -confidential version of the evidence submitted by other 
interested parties. In case where an interested party refuses access to , or 
otherwise does not provide necessary information within a reasonable 

period , or significantly impedes the investigation , the Authority may 
· record its findings on the basis of the facts available to it and make such 

recommendations to the Central Government as deemed fit . 


CHRISTY L . FERNANDEZ , Designated Authority 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 . 


